HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 1, 2019 (PAUS. 11 , 1940 SAKA) 


3 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


विकास तथा पंचायत विभाग 


: 


1 . 


2 . 


3 . 


- 


अधिसूचना 

दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 
संख्या सा ० का ० नि ० 1 / संवि ० / अनु० 309 / 2018.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग ( ग्रुप ग ) क्षेत्रीय 
कार्यालय सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् 

ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग ( ग्रुप ग ) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा ( संशोधन) नियम , 2018, कहे जा सकते 
हैं । 

हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग ( ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद, उक्त 
नियम कहा गया है ) में नियम 5 में , चालीस वर्ष शब्दों के स्थान पर, " बयालीस वर्ष शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

उक्त नियमों में , नियम 9 में , उपनियम (1) में , खण्ड (ड ) से ( त ) तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , 
निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: 
( ड ) पटवारियों की दशा में , 
( i) 

सीधी भर्ती द्वारा; या 
( ii ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या 

प्रतिनियुक्त द्वारा ; 
( ढ ) आशुलिपिकों की दशा में , 
( i) 

सीधी भर्ती द्वारा; या 
(ii ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या 

प्रतिनियुक्त द्वारा; 
( ण ) लिपिकों की दशा में , 

( i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा 
( ii ) 20 प्रतिशत ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या 
( iii ) 

किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या 

प्रतिनियुक्त द्वारा; 
ग्राम सचिवों की दशा में , 
( i) 

सीधी भर्ती द्वारा; या 
( ii ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या 

प्रतिनियुक्त द्वारा;। ” | 
उक्त नियमों में , नियम 14 में ; 
( 1) उप नियम (1) में , "1987 अंकों के स्थान पर, 2016 अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा 
(ii ) उप नियम (2) में , " हरियाणा सिविल सेवा ( दण्ड तथा अपील ) नियम, 1987 के नियम 9 के उप - नियम (1 ) के 

खण्ड (ग ) या खण्ड (घ ) " अंकों, शब्दों , चिह्नों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, हरियाणा सिविल सेवा ( दण्ड तथा 
अपील) नियम 2016 , के नियम 9 के खण्ड (ग ) या खण्ड ( घ) " अंक , शब्द , चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित 
किए जाएंगें । 


4 . 


4 


5 . 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 1, 2019 (PAUS . 11, 1940 SAKA ) 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; 

“ परिशिष्ट क 
( देखिए नियम 3) 


पद नाम 


पदों की संख्या 


वेतनमान 


क्रम 
संख्या 


स्थाई । अस्थाई 


जोड़ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार 


1 


4 


5 


स्तर 6 - सैल -1 = रू 0 35400 


2 


उप अधीक्षक 


8 


35 


43 


स्तर 6 - सैल -1 


%3D 


रू 0 35400 


3 


मुख्य प्रारूपकार 


22 


23 


स्तर 6 - सैल -1 


रू 0 35400 


4 


70 


477 


547 


स्तर 6 - सैल -1 


%3D 


रू 0 35400 


कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल ) 
कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत ) 


5 


2 


6 


8 


स्तर 6 - सैल -1 


3 


रू 0 35400 


6 


समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी 


86 


54 


140 


स्तर 6 - सैल -1 


= 


रू 0 35400 


7 


प्रारूपकार 


15 


11 


26 


स्तर 6 - सैल -1 


%3D 


रू 0 35400 


co 


लेखाकार 


76 


97 


173 


स्तर 6 - सैल -1 


= 


रू 0 35400 


सहायक 


235 


90 


325 


स्तर 6 - सैल -1 


रू 0 35400 


10 


लेखा लिपिक 


12 


142 


154 


स्तर 4 - सैल -1 


= रू 0 25500 


11 


कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक 


- 


4 


4 


स्तर 4 - सैल -1 


%3D 


रू 0 25500 


12 


चालक 


72 


104 


176 


रू ० 


25500-100 


स्तर 4 - सैल -1 
विशेष वेतन 


13 


पटवारी 


130 


130 


स्तर 4 - सैल -1 


रू 0 25500 


14 


रेखाकार 


2 


2 


स्तर 3 - सैल -1 


%3D 


रू 0 21700 


15 


आशुलिपिक 


71 


114 


185 


%3D 


रू 0 


19900 + 100 


स्तर 2 - सैल -1 
विशेष वेतन 


16 


लिपिक 


245 


118 


363 


स्तर 2 - सैल -1 


%3D 


= रू 0 19900 


17 


ग्राम सचिव 


900 


1337 


2237 


स्तर 2 - सैल -1 


%3D 


रू 0 19900 


टिप्पण: 
( i ) विकास तथा पंचायत विभाग हेतु अनुभाग अधिकारी ( अधीनस्थ लेखा सेवा) के तीस पद स्वीकृत है, जो वित्त 

विभाग हरियाणा से भरे जाने हैं । 
( ii ) विकास तथा पंचायत विभाग हेतु नायब तहसीलदार का एक पद स्वीकृत है, जो राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन 

विभाग से भरा जाना है । 
(iii ) पदोन्नति, सेवानिवृति तथा किन्ही अन्य कारणों से रिक्त होने वाला रेखाकार का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा , 
चूंकि रेखाकार का संवर्ग हास 

संवर्ग है । 
( iv ) ग्राम सचिव तथा पटवारी की दशा में जिला संवर्ग बनाया जाएगा , तथापि, उनकी ज्येष्ठता राज्य स्तर की होगी 

तथा तदानुसार बनाई जाएगी । जिलावार इन पदों का विवरण परिशिष्ट - क -1 से संलग्न है । 


। 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 1 , 2019 (PAUS. 11 , 1940 SAKA ) 

5 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट ख में खाना संख्या 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, कम संख्या 12, 13 , 14, 15 , 16 तथा 17 
उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् 


6 . 


: 


“ 12. 


चालक 


(i) मैट्रिक, 

पदोन्नति द्वारा 
( ii ) कम से कम तीन वर्ष पुरानी (i) मैट्रिक ; 
हलका या भारी वाहन वैद्य 

( ii ) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हलका या भारी वाहन वैद्य 
चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; 

चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; 
(iii ) हरियाणा कर्मचारी चयन 

( iii) गुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; 
आयोग द्वारा आयोजित चालन 
परीक्षा पास होनी चाहिए : 

|(iv ) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत ; 
( iv ) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; 

( v ) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; 
(v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में (vi ) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए, 
हिन्दी / संस्कृत । 

( vii ) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; 
स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
(i) मैट्रिक 
( ii ) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हलका या भारी वाहन 

वैद्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; 
( iii) हल्का या भारी वाहन चालन के रूप में तीन वर्ष का 

अनुभव ; 
( iv ) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; 

(v ) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत । 
मान्यता प्राप्त स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
विश्वविद्यालय से स्नातक या 

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या 
समकक्ष परीक्षा; 

समकक्ष परीक्षा पास की हो ; 
(ii ) मैट्रिक स्तर या उच्चतर शिक्षा में (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत / उर्दू, 
हिन्दी / संस्कृत / उर्दू, 

( iii) पटवार स्कूल में कम से कम एक वर्ष की अवधि के 
(iii ) पटवार स्कूल में कम से कम 

पश्चात् हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप ग ) सेवा नियम , 
एक वर्ष की अवधि के पश्चात् 

2011 के परिशिष्ट ड में यथाविहित तथा परिशिष्ट च 
हरियाणा राजस्व पटवारी ( ग्रुप 

में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पटवार परीक्षा 
ग ) सेवा नियम , 2011 के 

पास की हो तथा परीक्षा पास करने के पश्चात् छह 
परिशिष्ट ड में यथाविहित तथा 

मास का ऐसा व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया 
परिशिष्ट च में दिए गए हो जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । 
पाठ्यक्रम के आधार पर पटवार 
परीक्षा पास की हो तथा परीक्षा 
पास करने के पश्चात् छह मास 
का ऐसा व्यावहारिक क्षेत्रीय 
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो 
निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया 
जाए । 


13 


पटवारी 


( i) किसी 


14 


रेखाकार 


ह्यस संवर्ग 


17 


ग्राम सचिव 


(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा: 

मैट्रिक / हायर सेकेण्डरी / 10 + 2 | (i) ग्राम सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा 
या इसके समकक्ष; तथा 

( ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत । ” | 
(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में 

हिन्दी / संस्कृत । 


6 

HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 1, 2019 (PAUS . 11, 1940 SAKA ) 
7 . उक्त नियमों में , परिशिष्ट ग तथा घ के स्थान पर , निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाएगे, अर्थात् : 

परिशिष्ट ग 

[ देखिए नियम 14(1) 
क्रम पदनाम नियुक्ति शास्तियों का | शास्ति लगाने 

लगाने | अपील द्वितीय अपील 
संख्या 

प्राधिकारी स्वरूप 

के लिए सशक्त अधिकारी प्राधिकारी , 
प्राधिकारी 

यदि कोई हो 


1 . 


2. 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


1 


परिमण्डल मुख्य 


निदेशक 


सरकार 


प्रारूपकार 


2 


उप अधीक्षक 


3 


मुख्य प्रारूपकार 


मुख्य अभियन्ता 


प्रशासनिक 
सचिव 


I छोटी शास्तियां | निदेशक प्रशासनिक 
हरियाणा सिविल 

सचिव 
सेवा ( दण्ड तथा 
अपील) नियम , 

में यथा | मुख्य अभियन्ता | निदेशक 
विनिदिश्ट । 
II बड़ी शास्तियां | निदेशक 

प्रशासनिक 
हरियाणा सिविल 

सचिव 
सेवा ( दण्ड तथा 
अपील ) नियम , 
2016 में यथा 
विनिदिश्ट । 


4 


निदेशक 


सरकार 


5 


कनिष्ठ अभियन्ता 
( सिविल ) 
कनिष्ठ अभियन्ता 
(विद्युत) 
समाज शिक्षा एवं पंचायत 
अधिकारी 


6 


7 


प्रारूपकार 


मुख्य 

अभियन्ता 


मुख्य अभियन्ता 


निदेशक 


प्रशासनिक 
सचिव 


8 


लेखाकार 


निदेशक 


निदेशक 


सरकार 


प्रशासनिक 
सचिव 


9 


सहायक 


10 


लेखा लिपिक 


11 


कनिष्ठ आशुलिपिक 


12 


चालक 


संयुक्त निदेशक 


संयुक्त निदेशक | निदेशक 


प्रशासनिक 
सचिव 


13 


पटवारी 


उपायुक्त 


14 


रेखाकार 


उपायुक्त 
मुख्य अभियन्ता 
संयुक्त निदेशक 


मुख्य अभियन्ता 


15 


संयुक्त निदेशक 


आशुलिपिक 
लिपिक 


16 


17 


ग्राम सचिव 


उपायुक्त 


उपायुक्त 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 1 , 2019 (PAUS. 11 , 1940 SAKA ) 


7 


परिशिष्ट घ 


[ देखिए नियम 14(2 ) 


पदनाम 


आदेश का स्वरूप 


क्रम 
संख्या 


आदेश करने के | अपील 
लिए सशक्त । प्राधिकारी 
प्राधिकारी 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


1 


सरकार 


प्रशासनिक 
सचिव 


2 


3 


मुख्य अभियन्ता 


निदेशक 


प्रशासनिक 
सचिव 


4 


परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार | ( ) पैंशन को नियंत्रित करने | निदेशक 

वाले नियमों के अधीन 
उप अधीक्षक 

उसे अनुज्ञेय सामान्य / 
मुख्य प्रारूपकार 

अरिरिक्त पैंशन की राशि 

में कमी करना या रोकना; 
कनिष्ठ अभियन्ता 

अधिवर्षिता के 

निदेशक 
( सिविल ) 

लिए नियत आयु के होने 

से अन्यथा नियुक्ति की 
कनिष्ठ अभियन्ता 

समाप्ति । 
(विद्युत ) 
समाज शिक्षा एवं पंचायत 
अधिकारी 


(ii) उसकी 


सरकार 


प्रशासनिक 
सचिव 


5 


6 


7 


प्रारूपकार 


मुख्य अभियन्ता 


निदेशक 


प्रशासनिक 
सचिव 


8 


लेखाकार 


निदेशक 


सरकार 


प्रशासनिक 
सचिव 


9 


सहायक 


10 


लेखा लिपिक 


11 


कनिष्ठ वेतनमान 
आशुलिपिक 


12 


चालक 


संयुक्त निदेशक 


निदेशक 


प्रशासनिक 


सचिव ।। 


13 


पटवारी 


उपायुक्त 


14 


रेखाकार 


मुख्य अभियन्ता 
संयुक्त निदेशक 


15 


आशुलिपिक 
लिपिक 


16 


17 


ग्राम सचिव 


उपायुक्त 


सुधीर राजपाल , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
विकास तथा पंचायत विभाग । 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 1 , 2019 (PAUS. 11 , 1940 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 


Notification 


The 28th December , 2018 


No. G.S.R. 1/Const./Art.309 / 2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
constitution of India , the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana 
Development and Panchayats Department (Group C ) Field Offices Service Rules , 2012 , namely : 
1 . These Rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group C ) Field Offices 
(Amendment) Service Rules, 2018 . 
2 . In the Haryana Development and Panchayats Department (Group C ) Field Offices rules, 2012 (hereinafter 
called the said rules ), in rule 5 , for the word “ forty ” , the words and sign “ forty -two ” shall be substituted . 
3 . In the said rules, in rule 9 , in Sub -rule (1) against clause (m ) to (p ) for existing entries , thereagainst the 
following clauses and entries thereagainst shall be substituted , namely : 


( m ) 


in case of Patwari, 


( i) 


( ii) 


by direct recruitment; or 
by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the 
Government of India ; 


( n ) 


in case of Steno -typist, 


(i) 


( ii ) 


by direct recruitment; or 
by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the 
Government of India ; 


(0 ) 


in case of clerk , 


(i) 


80 per cent by direct recruitment; and 


( ii ) 


20 per cent by promotion from amongst employees ofGroup D ; or 
by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the 
Government of India ; 


( p ) 


in case ofGram Sachiv , 


(i) 


( ii ) 


by direct recruitment; or 
by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the 
Government of India ; 


4 . 


In the said rules , in rule 14 , 


(i) 


( ii) 


in sub -rule ( 1), for the figures ` 1987 , the figures ‘ 2016 ’ shall be substituted ; and 
in sub -rule (2 ), for the words, brackets, figures and signs " under clause (c ) or clause (d ) of sub -rule ( 1) 
of rule 9 of the Haryana Civil Services ( Punishment and Appeal) Rules, 1987 " , the words, brackets, 
figures and signs " under clause (c ) or clause (d ) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment 
and Appeal) Rules , 2016 " shall be substituted . 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 1 , 2019 (PAUS. 11 , 1940 SAKA ) 


9 


5 . 


In the said rules, for Appendix A , the following Appendix shall be substituted , namely : 


" APPENDIX - A 


(see rule 3 ) 


Designation of Post 


Number of Posts 


Serial 
Number 


Scale of Pay 


Permanent 


Temporary 


Total 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


Head 


1 


4 


5 


Level -6- cell- 1 = Rs. 35400 / 


Circle 
Draftsman 


2 . 


8 


35 


43 


Level-6- cell- 1 = Rs. 35400 / 


Deputy 
Superintendent 


3 . 


Head Draftsman 


1 


22 


23 


Level-6- cell - 1 = Rs. 35400 / 


4 . 


Engineer 


70 


477 


547 


Level -6- cell- 1 = Rs. 35400 / 


Junior 
(Civil) 


5 . 


Engineer 


2 


6 


8 


Level -6- cell- 1 = Rs. 35400 / 


Junior 
(Electrical) 


6 . 


86 


54 


140 


Level -6- cell- 1 = Rs. 35400 / 


Social Education and 
Panchayat Officer 


7 . 


Draftsman 


15 


11 


26 


Level-6- cell- 1 = Rs. 35400 / 


8 . 


Accountant 


76 


97 


173 


Level -6- cell- 1 = Rs. 35400 / 


9 . 


Assistant 


235 


90 


325 


Level-6- cell - 1 = Rs. 35400 / 


10 . 


Accounts Clerk 


12 


142 


154 


Level- 4 - cell- 1 = Rs. 25500 / 


11 . 


Scale 


-- 


4 


4 


Level- 4 -cell- 1 = Rs. 25500 / 


Junior 
Stenographer 


12 . 


Driver 


72 


104 


176 


Level- 4 - cell- 1 = Rs. 25500 / - + 100 
Special Pay . 


13 . 


Patwari 


130 


130 


Level-4 -cell - 1 = Rs. 25500 / 


14 . 


Tracer 


2 


2 


Level -3- cell -1 = Rs. 21700 / 


15 . 


Steno Typist 


71 


114 


185 


Level-2 -cell - 1 = Rs. 19900 / - + 100 
Special Pay 


16 . 


Clerk 


245 


118 


363 


Level- 2 -cell- 1 = Rs. 19900 / 


17 . 


Gram Sachiv 


900 


1337 


2237 


Level- 2 -cell- 1 = Rs. 19900 / 


Note : 


(i) 


(ii ) 


( iii ) 


Thirty posts of Section Officers (SAS) are sanctioned for Development and Panchayat Department, 
which are filled from the Finance Department. 
One post of Naib Tehsildar is sanctioned for Development and Panchayat Department, which are 
filled from the Revenue and Disaster Management, Department. 
The post of Tracer vacated due to promotion , retirement and any other reason shall be abolished 
automatically since the cadre of tracer is diminishing cadre . 
District Cadre would be maintained in the case of Gram Sachiv and Patwari. However, their interse 
seniority would be of state level and maintained accordingly, District wise break -up of these posts 
appended herewith as Appendix - A - 1." . 


(iv ) 


10 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 1 , 2019 (PAUS. 11 , 1940 SAKA ) 


6 . In the said rules, in Appendix B , under columns 1,2,3 and 4 for the serial numbers 12 , 13 , 14 , 15 , 16 and 17 
and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted , namely : 


“ 12 . 


Driver 


(v ) 


( i) Matric ; 

By Promotion : 
( ii ) Should have a light or heavy vehicle (i) Matric ; 

valid driving licence atleast three years ( ii ) Three years experience as Group D 
old : 

employee, 
( iii ) Should have passed the driving test 

(iii ) Should have a light or heavy vehicle 
conducted by the Haryana Staff 

valid driving licence atleast three years 
Selection Commission ; 

old : 
(iv ) Should not be colour blind ; 

( iv ) Should have the passed the driving test 
(v ) Hindi/ Sanskrit upto Matric or higher conducted by the Department; 
education ; 

Should not be colour blind; 
(vi) Hindi/ Sanskrit upto Matric or higher 

education ; 
(vii) Should not be more than fifty years of 

age ; 
By Transfer/Deputation : 
(i) Matric ; 
( ii ) Should have a light or heavy vehicle valid 

driving licence atleast three years old : 
(iii) Three years experience of driving light or 

heavy vehicle ; 
(iv ) Should not be colour blind ; 
(v ) Hindi/ Sanskrit upto Matric or higher 

education . 


13. 


Patwari 


or 


(i) Graduate or its equivalent examination By Transfer or Deputation . 
from a recognized University ; 

(i) Graduate or its equivalent examination 
( ii) Hindi/Sanskrit /Urdu up to Matric 

from a recognized University ; 
higher education ; 

( ii ) Hindi/ Sanskrit /Urdu up to Matric or 
(iii ) Qualify the Patwar examination as higher education ; 

prescribed in Appendix E on the basis of (iii) Qualify the Patwar examination as 
syllabus given in Appendix F of the 

prescribed in Appendix E on the basis of 
Haryana Revenue Patwaris (Group C ) 

syllabus given in Appendix F of the 
Services Rules, 2011 after attending the 

Haryana Revenue Patwaris (Group C ) 
patwar school for minimum period of one 

Services Rules , 2011 after attending the 
year and after passing the examination 

patwar school for minimum period of 
undergoes such practical field training for 

year 

and after passing the 
a period of six months as may be 

examination undergoes such practical 
specified by the Director. 

field training for a period of six months 

as may be specified by the Director. 
Diminishing cadre 
(i) Matric /Higher 

Secondary / 10 + 2 By Transfer or Deputation 
(Vocational) from 

any recognized |(i) Two years experience as Gram Sachiv ; 
Institution or its equivalent; 

and 
(ii) Hindi/ Sanskrit upto Matric or higher (ii) Hindi/ Sanskrit upto Matric or higher 
education ; and 

education . " 


one 


14 


Tracer 


15 


Gram 
Sachiv 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 1 , 2019 (PAUS. 11 , 1940 SAKA ) 


11 


7 . 


In the said rules , for Appendix C and D , the following Appendix shall be substituted , namely : 


“ APPENDIX - C 


(see rule 14 ( 1 ) 


Serial Designation of Appointing 
Number Post 

authority 


Name 
penalty 


of Authority Appellate 

empowered to authority 
impose penalty 


Second 
appellate 
authority 


1 


2 


درا 


4 . 


5 


6 


7 


1 . 


Director 


Government 


Circle Head Director 
Draftsman 


( I ) MINOR 
PENALTIES 


Administrative 
Secretary 


2 . 


Director 


Director 


Government 


Deputy 
Superintendent 


Administrative 
Secretary 


3 . 


Head 
Draftsman 


As specified in 
the Haryana 
Civil Services 
(Punishment 
and Appeal) 
Rules, 2016 


Chief 
Engineer 


Chief Engineer Director 


Administrative 
Secretary 


4 . 


Director 


Government 


Junior Engineer Director 
(Civil ) 


( II) MAJOR 
PANATLILES 


Administrative 
Secretary 


5 . 


Government 


Junior Engineer Director 
(Electrical) 


Administrative 
Secretary 


As specified in Director 
the Haryana 
Civil Services 
( Punishment 
and Appeal) Director 
Rules, 2016 


6 . 


Director 


Government 


Social 
Education 
Panchayat 
Officer 


Administrative 
Secretary 


and 


7 . 


Draftsman 


Chief Engineer Director 


Chief 
Engineer 


Administrative 
Secretary 


8 . 


Accountant 


Director 


Director 


Government 


Administrative 
Secretary 


9 . 


Assistant 


Director 


Director 


Government 


Administrative 
Secretary 


10 . 


Accounts Clerk 


Director 


Director 


Government 


Administrative 
Secretary 


11 


Director 


Government 


Junior Scale Director 
Stenographer 


Administrative 
Secretary 


12 . 


Driver 


Joint Director 


Joint Director 


Director 


Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 


13 


Patwari 


Director 


Deputy 
Commissioner 


Deputy 
Commissioner 


14 . 


Tracer 


Chief Engineer Director 


Chief 
Engineer 


Administrative 
Secretary 


15 . 


Steno Typist 


Joint Director 


Joint Director 


Director 


Administrative 
Secretary 


16 . 


Clerk 


Joint Director 


Joint Director 


Director 


Administrative 
Secretary 


17. 


Gram Sachiv 


Director 


Deputy 
Commissioner 


Deputy 
Commissioner 


Administrative 
Secretary 


12 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 1 , 2019 (PAUS. 11, 1940 SAKA ) 


Serial 
Number 


Designation of Nature of order 
Post 


APPENDIX - D 
(see rule 14 (2 ) 
Authority 

Appellate 
empowered to authority 
make the order 


Second 
appellate 
authority 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


1 . 


or 


Director 


Government 


2 . 


Director 


Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Director 


Government 


3 . 


Chief Engineer 


Circle Headi) Reducing 
Draftsman 

withholding 

the 

amount of ordinary or 
Deputy 

additional pension 
Superintendent 

admissible under the 
Head Draftsman rules governing 

pension ; 
Junior Engineer (ii) Terminating the 
(Civil) 

appointment of 

member of service 
Junior Engineer 
(Electrical) 

otherwise than on his 
attaining the 

age 

fixed 
Social 

for superannuation . 
Education and 
Panchayat 
Officer 


Administrative 
Secretary 
Government 


4 . 


Director 


a 


5 . 


Director 


Government 


Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 


6 . 


Director 


Government 


7 . 


Draftsman 


Chief Engineer 


Director 


Administrative 
Secretary 
Government 


8 . 


Accountant 


Director 


9 . 


Assistant 


Director 


Government 


10 . 


Accounts Clerk 


Director 


Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Director 


Government 


11 . 


Director 


Government 


Junior Scale 
Stenographer 


12 . 


Driver 


Joint Director 


Administrative 
Secretary 


13 . 


Patwari 


Director 


Deputy 
Commissioner 


14 . 


Tracer 


Chief Engineer 


Director 


15 . 


Steno Typist 


Joint Director 


Director 


Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 
Administrative 
Secretary 


16 . 


Clerk 


Joint Director 


Director 


17 . 


Gram Sachiv 


Director 


Deputy 
Commissioner 


SUDHIR RAJPAL , 
Principal Secretary to Government Haryana , 
Development and Panchayats Department. 


8493 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


